निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 199) 


4 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 25 मार्च 2010 


गृह (विशेष ) विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

23 मार्च 2010 
सं0 के / कारा/ रा0प0 - 07 /09 - 40 3 5 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 
संख्या 10770 , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 एवं ज्ञाप संख्या 8294 , दिनांक 26 
दिसम्बर 1985 में निहित निदेशो के आलोक में बिहार कारा सेवा के पदाधिकारियों 
को औपबंधिक रूप से कालबद्व प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने हेतु संवर्ग नियंत्रण 
पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नवत किया जाता है : 
( 1 ) प्रधान सचिव / सचिव , 

अध्यक्ष 
गृह विभाग 
( 2 ) कारा महानिरीक्षक , 

सदस्य 
( 3 ) विशेष सचिव / अपर सचिव / 

सदस्य 
संयुक्त सचिव/विशेष कार्य 
पदाधिकारी / उप - सचिव / 

अवर सचिव (विषय के प्रभारी ) । 
( 4 ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार 

सदस्य 
विभाग द्वारा मनोनीत 
अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जन - जाति के प्रतिनिधि । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 199 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


